निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 36 


12 भाद्र 1936 ( श ० ) 
पटना , बुधवार , 

3 सितम्बर 2014 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


2-3 


भाग-1 — नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और 

अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 
भाग -1 - क — स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश। 


भाग -5 — बिहार विधान मंडल में पुर : स्थापित 

विधेयक , उक्त विधान मंडल में 
उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले 
प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त 
विधान मंडल में पुर :स्थापन के पूर्व 
प्रकाशित विधेयक । 


भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई0 एससी0 , 

बी ० ए ० , बी ० एससी० , एम ए ० , 
एम ० एससी० , लॉ भाग -1 और 2 . 
एम 0 बी 0 बी 0 एस0, बी ० एस ० ई ० , डीपO- इन 
एड 0 , एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 
के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग- 7 - संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है । 


भाग- 8 – भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर: स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग-1- ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


--- 


भाग - 9 - विज्ञापन 


भाग- 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम, आदेश. 
अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


4-4 


भाग-9- क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग - 3 — भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 

और नियम, भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग -9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


5-5 


पूरक 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


6-6 


2 


बिहार गजट , 3 सितम्बर 2014 


भाग-1 
नियुक्ति , पदस्थापन , 

बदली , 

छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


शक्ति , 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचनाएं 

14 अगस्त 2014 
सं 0 1 / स्था o ( आरोप) -28 / 2012-2495 न0वि 0 एवंआoविo- श्री पी 0 सी 0 राय, कार्यपालक अभियंता , जिला शहरी 
विकास अभिकरण, पूर्णियाँ तात्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त कार्यपालक अभियंता, जिला 
शहरी विकास अभिकरण, भागलपुर के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
डा 0 अजय कुमार पाण्डेय, उप - सचिव । 


21 अगस्त 2014 
सं 0 1 स्था 0 - न0 आ0-02 / 2014-2507 / न0 वि 0 एवंआo विo—बिहार नगरपालिका अधिनियम , 2007 की धारा -41 के 
अधीन श्री राजीव रंजन, बि 0 प्र 0 से 0, कोटि कमांक -1065 / 11 को प्रभार ग्रहण की तिथि से अगले आदेश तक के लिए उप 
नगर आयुक्त, पटना नगर निगम , पटना के रूप में कार्य करने हेतु पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
डा 0 अजय कुमार पाण्डेय, उप - सचिव । 


22 अगस्त 2014 
सं 0 01 / स्था 0 ( कार्य) पदा०) -07 / 2014-2533 / न0 वि 0 एवंआo विo- श्री विमल कुमार, नगर कार्यपालक पदाधिकारी, 
नगर पंचायत, सिमरी बख्तियारपुर ( सहरसा) की सेवा तत्काल प्रभाव से प्रशासनिक दृष्टिकोण से नगर पंचायत, सिमरी 
बख्तियारपुर से वापस लेते हुए उन्हें नगर विकास एवं आवास विभाग , बिहार, पटना मुख्यालय में योगदान करने का निदेश 
दिया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
डा 0 अजय कुमार पाण्डेय, उप - सचिव । 


वित्त विभाग 


2 . 


अधिसूचनाएं 

19 अगस्त 2014 
1. सं ० को ० प्र ० / स्था०-22 / 2012-7494 -श्री राकेश रंजन (बिहार लेखा सेवा), राष्ट्रीय बचत कार्यपालक 
पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सहायक कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । श्री रंजन, राष्ट्रीय बचत कार्यपालक पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर एवं उप निदेशक , राष्ट्रीय बचत 
कार्यालय, मुजफ्फरपुर 

के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

सं ० को ०प्र ० / स्था०-22 / 2012-7495 - श्री लक्ष्मी नारायण सिंह (बिहार लेखा सेवा), राष्ट्रीय बचत कार्यपालक 
पदाधिकारी, मुंगेर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सहायक कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार , निर्माण 
भवन, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० को ० प्र ० / स्था०-22 / 2012-7496 - श्री संजय कुमार झा, राष्ट्रीय बचत कार्यपालक पदाधिकारी, भागलपुर 
को अगले आदेश तक राष्ट्रीय बचत कार्यपालक पदाधिकारी, मुंगेर का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है । 

सं ० को ० प्र ० / स्था०–22 / 2012-7497- श्री प्रदीप कुमार (बिहार लेखा सेवा ), राष्ट्रीय बचत कार्यपालक 
पदाधिकारी, सीतामढ़ी को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । श्री कुमार, राष्ट्रीय बचत कार्यपालक पदाधिकारी, सीतामढ़ी के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
जयन्त कुमार सिंह, संयुक्त सचिव । 


3 . 


. 


बिहार गजट , 3 सितम्बर 2014 


3 


26 अगस्त 2014 


सं ० 01 / स्था ०( सं ० स० ) -05-11-7722 वि ० — बिहार सेवा संहिता के नियम -234 में निहित प्रावधान के अर्न्तगत श्री 
शशि भूषण पाठक (बि ० प्र ० से ०) संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, बिहार , पटना को स्वयं की चिकित्सा के निमित्त दिनांक 10.08. 
2014 से दिनांक 20.08.2014 तक उपभोग किए गए अवकाश को 11 (ग्यारह ) दिनों के रूपांतरित अवकाश के रूप में स्वीकृत 
किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
सुधीर कुमार दूबे, अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 24-571 + 50 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


4 


बिहार गजट , 3 सितम्बर 2014 


भाग -2 


बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम , आदेश, 

अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


Finance Department 


Corrigendum 

21st August 2014 
No. M -4-12 /2013(Part- 1) 7607 /F — The word and figure " Rule 9 " used in notification issued vide 
no.6487/ F. dated 21-07-2014 shall be read as " Rule 349 ". 

The said notification is hereby corrected to this effect only from the date of issue of notyification 
i.e. 21-07-2014. 

By order of the Governor of Bihar , 
Rajit Punhani, Secretary (Expendutre ). 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचना 

शुद्धि पत्र 

21 अगस्त 2014 
सं0 01 / स्था o ( कार्यपदा0) -03 / 2013-2532 / न0वि 0 एवंआ oविo—विभागीय अधिसूचना सं0 2505 दिनांक 20.08. 
2014 में अंकित श्री स्नेह पयोद्यर, कार्यपालक पदाधिकारी, कंकड़बाग अंचल, पटना नगर निगम, पटना को शुद्ध रूप में राजस्व 
पदाधिकारी, कंकड़बाग अंचल, पटना नगर निगम , पटना पढ़ा जाय । 
2. शेष यथावत रहेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
डा 0 अजय कुमार पाण्डेय , उप - सचिव । 


12 अगस्त 2014 


सं 0 1 स्था o ( अभियंता)-40 / 2014-2406 / न० वि ० एवंआo विo— विभागीय अधिसूचना सं0 2135 दिनांक 21.07.14 के 
कमांक -23 पर अंकित श्री सूर्यमणी चन्द्र सिंह का नाम शुद्व रूप में सूर्यमणि सिंह और पदस्थापन स्थान शुद्व रूप में बांकीपुर 
प्रमण्डल, पटना नगर निगम , पटना पढ़ा जाय । 

2. उक्त अधिसूचना के कमांक -24 का पदस्थापन स्थान कंकड़बाग अंचल , पटना नगर निगम, पटना को शुद्ध रूप में 
नूतन राजधानी ( दक्षिण ) प्रमण्डल, नगर निगम पटना पढ़ा जाय । 
3. शेष यथावत रहेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
डा 0 अजय कुमार पाण्डेय , उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 24-571 + 30 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 3 सितम्बर 2014 


5 


भाग -9 ( ख ) 


निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय, सूचनाएं 

और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि । 


सूचना 


सं ० 1445 - मैं , पिंकी कुमारी , पुत्री श्री सत्येन्द्र राम, मो ० दीघाहाट, पो ० - दीघा, जिला - पटना, शपथ 
पत्र सं ० 14393 दिनांक 18.11.2013 से प्राची पिंकी कुमारी नाम से जानी जाऊंगी । 

पिंकी कुमारी । 


अधीक्षक , सचिवालय 

मुद्रणालय, 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 24-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


6 


बिहार गजट , 3 सितम्बर 2014 


बिहार गजट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचना 


20 अगस्त 2014 


सं ० 01 / स्था ०(कार्य ० पदा ०) -03 / 2013-2505 / न ० वि ० एवंआ ० वि ० - श्री स्नेह पयोधर, कार्यपालक पदाधिकारी, 
कंकड़बाग अंचल, पटना नगर निगम, पटना को दिनांक 13.08.2014 से 18.08.2014 के मध्य पटना में हुई भारी वर्षा के कारण 
जल जमाव की स्थिति में भी कार्य में लापरवाही बरतने / कार्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने एवं आपदा की स्थिति 
में भी कार्य में अभिरूचि नही लेने के आरोपों में तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है । 

2. निलंबन अवधि में नियमानुसार इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता भुगतेय होगा । 
3. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय पटना नगर निगम होगा । 
4. श्री पयोधर के विरूद्ध आरोप पत्र एवं विभागीय कार्यवाही का संकल्प अलग से निर्गत किया जायेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कपिलेश्वर विश्वास , अपर सचिव । 


. 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 24-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


